निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 चैत्र 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 315 ) पटना , सोमवार , 11 अप्रील 2016 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

28 मार्च 2016 
सं० 22 / निसि0 ( मोति0 ) - 08 - 03 / 2013 / 487 — श्री हरिशंकर प्रसाद श्रीवास्ताव ( आई० डी0 - 1847), 
तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, शीर्ष कार्य अंचल , वाल्मीकिनगर को नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक परियोजना के 
अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, वाल्मीकिनगर के अधीन मुख्य पश्चिमी नहर के पुनर्स्थापन कार्य में एकरारनामा के 
विरूद्व स्थानीय सामग्री का उपयोग करने , स्थानीय सामग्री के प्रयोग के बावजूद सामग्री ढुलाई मद का भुगतान 
वास्तविक लीड के बजाय एकरारनामा में प्रावधानित मद दर के अनुरूप करने आदि कतिपय वित्तीय अनियमितता के 
प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में 
निहित प्रावधानों के तहत विभागीय अधिसूचना सं0 1777 दिनांक 27. 11. 14 द्वारा निलंबित किया गया तथा संकल्प 
ज्ञापांक 197 दिनांक 20.01.15 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 

इस बीच श्री श्रीवास्तव दिनांक 31.01.16 को सेवानिवृत हो गये । अतः इनके विरूद्व संचालित विभागीय 
कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी0 ) में सम्परिवर्तन करने तथा दिनांक 31.01.16 के प्रभाव से 
निलंबन मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा ली गई । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री श्रीवास्तव को दिनांक 31.01. 16 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है तथा 
इनके विरूद्व पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी0) में सम्परिवर्तित किया 
जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 315 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


